निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 अग्रहायण 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1050 ) पटना , मंगलवार , 13 दिसम्बर 2016 

सं० 4 / कृ०शि०को० - 80 / 2015 - 5187 / कृ० 

कृषि विभाग 


संकल्प 


9 दिसम्बर 2016 
विषय : राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 

पूसा, समस्तीपुर में परिवर्तन के फलस्वरूप स्पेशल सेल के गठन के संबंध में । 

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, 
समस्तीपुर में सम्परिवर्तन के फलस्वरूप तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से संबंधित न्यायिक मामले के 
निष्पादन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन एवं केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधान के आलोक में 
स्पेशल सेल का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है , 


पदनाम 


पदों की संख्या 


प्रभारी पदाधिकारी 


प्रशाखा पदाधिकारी 


सहायक 


उच्चवर्गीय लिपिक 


कम्प्यूटर ऑपरेटर 


पदचर 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 दिसम्बर 2016 


2. उपरोक्त सभी पदों पर कार्मिक की प्रतिनियुक्ति कृषि विभाग में कार्यरत कर्मियों से किया जायेगा । प्रभारी 
पदाधिकारी विभागीय उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी होंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1050 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


